निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1030 ) पटना , मंगलवार , 3 सितम्बर 2019 


सं० पी०पी०एम० - 224 / 2011 - 2895 / कृ० 

कृषि विभाग 


संकल्प 

30 अगस्त 2019 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग , उद्योग भवन, नई दिल्ली के पत्रांक - D. O . 6/ 36/ 2018 
EP( Agri.iv ) दिनांक 29. 05 .2019 एवं D. O.6/ 36/ 2018- EP( Agri.iv) दिनांक 17. 12 .2019 के क्रम में बिहार 
राज्य में कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन तथा समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्न प्रकार से 
किया जाता है : 
1 . मुख्य सचिव, बिहार 

- अध्यक्ष 
2. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , सहकारिता विभाग 

- सदस्य 
3. प्रधान सचिव / सचिव, कृषि विभाग, बिहार 

- सदस्य 
4 . प्रधान सचिव / सचिव , खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार 

- सदस्य 
5. प्रधान सचिव / सचिव, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग , बिहार 

- सदस्य 
6. प्रधान सचिव / सचिव, परिवहन विभाग, बिहार 

- सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग विभाग , बिहार 

- सदस्य 
8. प्रधान सचिव / सचिव, वाणिज्य कर विभाग , बिहार 

– सदस्य 
9. निदेशक , कृषि, बिहार 

– सदस्य 
10. निदेशक, मत्स्य, बिहार 

– सदस्य 
11. सहायक मुख्य प्रबंधक, APEDA 

- सदस्य 


7. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 सितम्बर 2019 


12 . Regional Plant Quarantine Station , Kolkata Ğ ufafafen 

- सदस्य 
13. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, कृषि विभाग - सदस्य 
14. निदेशक , उद्यान, बिहार 

- सदस्य सचिव 
2. यह समिति बिहार के लिए APEDA द्वारा बनाये गए विशिष्ट कार्य योजना की समीक्षा एवं कार्यान्वयन 
की कार्रवाई करेगी । बिहार राज्य में कृषि निर्यात नीति को लागू करने के लिए कृषि विभाग को नोडल विभाग / एजेंसी 
घोषित किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
एन0 सरवण कुमार , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1030 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic.in 


